निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 557 ) 


21 वैशाख 1937 ( AO ) 
पटना , सोमवार , 11 मई 2015 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

8 मई 2015 
सं0 एम1- 009 / 2014 - 07 — निरहित घोषित किये गये अभ्यर्थियों से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग की आदेश संख्या 
76 / बिहार - लो. स. / 2014 दिनांक 20. 04.2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

संजय कुमार, 
उप - सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण), 11 मई 2015 

भारत निर्वाचन आयोग 


स० 


- वही 


- वही 


आदेश 
निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली -110001 तारीख: 20 अप्रैल, 2015 / 30 चैत्र , 1937 ( शक ) 

सं0 76 / बिहार - लो . स. / 2014 — यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के सतम्भ ( 2) में यथा 
विनिर्दिष्ट बिहार राज्य से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2014 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में 
उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा 
अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5 ) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल 
करने में असफल रहा है, 

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि 
उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है 

अतः अब , निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10 - क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों 
को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य / संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के 
लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है : 

सारणी 
| क्रम निर्वाचन का विवरण 

निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व | अभ्यर्थी का नाम व पता निर्हरता का कारण 

नाम 
12 
बिहार राज्य से लोक सभा का । 9 - अररिया 

मो0 असलम बेग 

निर्वाचन व्ययों का कोई भी 
साधारण निर्वाचन , 2014 

बीरनगर गोठ, 

लेखा दाखिल करने में 
पो0 - बीरनगर, भाया चौपड़ा असफल रहे । 
रामनगर 
थाना – भरगामा , 
जिला - अररिया, 

बिहार 
| 2 - वही 

राजेश कुमार 
ग्राम + पो0 - फरकिया, 
थाना –बौंसी, 
जिला- अररिया 

बिहार 
- वही 

- वही 

संजय कुमार ऋषिदेव - वही 
गांव - राघोपुर , 
दर्शन टोला, 
पो0 - पचीरा, 
थाना- रानीगंज , 
जिला - अररिया 

बिहार 
4 - वही 

- वही 

सर वात जाहरे अंसारी - वही 
बैजनाथपुर, 
पो0 - ढोलबज्जा, 
वार्ड नं0 - 08 , 
फारबिसगंज , अररिया 

बिहार 
5 | - वही 

- वही पंकज किशोर मंडल 

- वही 
सा0 - भटियाही, 
पो0 - बथनाहा, 
जिला - अररिया , 

बिहार 
6 - वही 

14 - दरभंगा फैसल अहमद 

- वही 
ग्राम -बिरौली खुर्द, 
थाना - पूसा, 
जिला - समस्तीपुर 
बिहार । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 11 मई 2015 


क्रम 


| निर्वाचन का विवरण 


निर्हरता का कारण 


निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व | अभ्यर्थी का नाम व पता 
नाम 


7 


| बिहार राज्य से लोक सभा का | 23 - समस्तीपुर( अ0जा0 ) 
साधारण निर्वाचन , 2014 


निर्वाचन व्ययों का कोई भी 
लेखा दाखिल करने में 
असफल रहे । 


लाल बहादुर सदा 
ग्राम - मोहम्मदपुर बोआरी । 
टोले - कमलावाड़ी 
पो०नौडेगा बलहा 
भाया -सिंघिया 
जिला- दरभंगा 
बिहार । 
श्री शंकर प्रसाद 
मो० - अशोक नगर 
रोड़ नं0 – 2, 
पो0 - लोहियानगर, 
थाना - कंकड़बाग , 
जिला - पटना 
बिहार । 


- वही 


28 -मुंगेर 


- वही 


आदेश से , 
आर. के. श्रीवास्तव, 

प्रधान सचिव, 
भारत निर्वाचन आयोग । 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


ORDER 


Nirvachan Sadan , Ashoka Road, New Delhi- 110001 dated the 20th April 2015 / 

____ 30 Chaitra, 1937 ( Saka ). 
No . 76 /BR -HP /2014 — Whereas, the Election Commission is satisfied that each of 
the contesting candidates specified in column (4 ) of the Table below at theGeneral Election 
to the House of the People , 2014 from the State of Bihar as specified in column (2) held 
from the constituency specified in column ( 3) against his /her name, has failed to lodge any 
account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the 
Representation of the People Act, 1951, and the rules made there under as shown in 
column(5) of the said Table ; 

And Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or 
explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission , or after 
considering the representation , if any made by them , the Election Commission is satisfied 
that they have no good reason or justification for the said failure ; 

Now , therefore , pursuance of Section 10A of the said Act , the Election Commission 
hereby declares the persons specified in column (4 ) of the Table below to be disqualified for 
being chosen as , and for being a member of either House of the Parliament or of the 


PER JGC ( 37HTETUT), 11 H $ 2015 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State /Union Territory for a period of three 


years from the date of this order: 


S .No. 


Particulars of 
Election 


TABLE 
Numbers & Name & Address of 
Name of the the Candidate 
Constituency 


Reason of 
disqualification 


| 2 


9 - Araria 


General 
Election to the 
House of the 
People 2014 
from the State 
of Bihar 
-do 


Failure to lodge 
any account of 
Election 
expenses 


- do 


Md. Aslam Beg 
Birnagar Goth , 
PO -Birnagar 
Via - Choupra Ramnagar 
PS -Bhargama 
Dist- Araria 
Rajesh Kumar 
Vill. + PO -Farkiya , 
Thana -Bounsi, 
Dist. -Araria 
Bihar 
Sanjay Kumar Rishidev 
Vill.-Raghopur Darshan 


- do 


-do 


- do 


- do 


Tola , 


- do 


-do 


- do 


5 


- do 


- do 


PO -Pacheera , 
Thana -Raniganj, 
Dist.-Araria 
Bihar 
Sar Wat Jahre Ansari 
Baijnathpur, 
PO - Dholbajja, 
Ward No .-08 , 
Forbesganj, Araria 
Bihar 
Pankaj Kishor Mandal 
Sakin bhatiyahi, 
PO - Bathnaha 
Dist.- Araria 
Bihar 
Faisal Ahmad 
Vill -Birauli Khurd , 
PS .-Pusa , 
Distt.- Samastipur 
Bihar 
Lal Bahadur Sada 
Vill .-Mohamadpur 
Boari 
Tole -Kamala Bari 
Post -Naudega Balha 
Via.- Singhiya 
Dist.- Darbhanga Bihar 


6 


-do 


14 - Dharbhanga 


-do 


-do 


- do 


23 -Samastipur 
(SC ) 


PER JGIC (31HTERUT), 11 HS 2015 


S .No. Particulars of Numbers & 
Election Name of the 

Constituency 


Name & Address of 
the Candidate 


Reason of 
disqualification 


2 


28 -Munger 


General 
Election to the 
House of the 
People 2014 
from the State 
of Bihar 


Mr. Shankar Prasad Failure to lodge 
Vill.- Ashoknagar any account of 
Road No. 2 , 

Election 
PO .-Lohiyanagar , expenses 
P . S -Kankarbag 
Dist.- Patna 
Bihar . 

By order, 
RK SRIVASTAVA , 

Principal Secretary 
Election Commission of India . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JHC ( HHHTERUT ) 557 -571 + 400 - odotto , 

Website: http ://egazette .bih . nic .in 


